4 - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L .- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग 1 - खण्ड 1 
PART I Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 9 ] 
No . 


नई दिल्ली, बुधवार , जनवरी 8, 2003/ पौष 18, 1924 
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 8 , 2003 /PAUSA 18 , 1924 


वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 


( वाणिज्य विभाग ) 


सार्वजनिक सूचना 
नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2003 

सं . 57 /2002 -~ 2007 
विषय : सार्वजनिक सूचना सं. 38( 2002 --- 2007 ) दिनांक 4 - 10 - 2002 में संशोधन - टैरिफ रेट कोटा ( टी आर क्य ) के तहत 

विभिन्न पदों हेतु आयात की प्रक्रिया । 


फा . सं . 01/ 89 / 180 /00001/ ए एम 01 / पी सी आई ए. - पात्र व्यक्तियों के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए , अधिसूचना सं . 
21/ 2002 - कस्टम्स दिनांक 31 - 3--2002 के अनुलानक की शर्त संख्या 1 पर दिए गए प्रावधानों के अनुसार और समय - समय पर यथासंशोधित 
सांविधिक आदेश संख्या 349 ( असामान्य ) दिनांक 31 -3 - 2002 के द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण के भाग--11, खण्ड 3, उप खण्ड ( ii ) में यथा 
अधिसूचित निर्यात और आयात नीति 2002 - 2007 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विदेश व्यापार महानिदेशक , 
एतद्द्वारा, वर्ष 2002 - 2003 के लिए टैरिफ रेट कोटा ( टी आर क्यू ) के आबंटन हेतु निर्धारित प्रक्रिया में निम्नलिखित संशोधन करते हैं : 

( 1 ) उक्त सार्वजनिक सूचना के पैरा 2 की अन्तिम पंक्ति को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा : 

अपेक्षित/निर्धारित दस्तावेजों सहित पूर्ण आवेदन प्रपत्र विदेश व्यापार महानिदेशक के कार्यालय में 22 जनवरी, 2003 तक या उसके पहले 
पहुंच जाने चाहिए । 

(2 ) पहले की सार्वजनिक सूचना के तहत निर्धारित अन्य सभी शर्ते। प्रक्रिया अपरिवर्तित रहेगी । 
इसे लोकहित में जारी किया जाता है । 


एल. मानसिंह , महानिदेशक , विदेश व्यापार 


68 Gi/2003 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PARTISKT 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(DepartmentofCommerce ) .. . . . . 

PUBLIC NOTICE 

New Delhi, the 8th January , 2003 

. . . 7 No. 57/2002 – 2007 . 
Subject : Amendment to P .N . No. 38 (2002 -2007) dated 4- 10 - 2002- - Procedure for im poft of variểusitemis under 

Tariff Rate Quota ( TRQ ). 

F . No. 01/89 / 180 /00001 /AM 01/PCIA .-- -Taking into consideration the requests from eligible entities, the 
Directorate General of Foreign Trade in exercise ofpowers conferred under Paragraph 2 .4 of the Export and Import Polity 
2002 - -2007 , as notified in the Gazette of India, Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub - section ( ii ) vide S .O . No. 349 ( E ) dated 
31 - 3- 2002 as amended from time to tiine and as per provisions at condition No. 1 of the annexure to notification No . 21 /2002 
Customs dated 31 -3 - 2002 , 1ereby notifies the following amendment in the procedure prescribed for allocation of the Tariff 
Rate Quota ( TRO) for the year 2002- 2003 : 

(i) The last line of para 2 of the said Public Notice amendec to read as below : 

** The completed application fornis along with required /prescribed documents inust reach the Office of DGFT on or 
before 22nd January , 2003 ” . 

( ii ) All other conditions/modalities prescribed vide earlier Public Notice would remain unchanged . 


This issues in the Public interest. 


L .MANSINGH , Director General of Foreign Trade 


- - 


- 


- 


- - 


.. . - .. . 


- 


. . . 


. 


ORALA 


Printed by the Manager. Govt. of India Press . Ring koad , Mayapuri, New Delhi- 110064 

illid Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


